निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आश्विन 1934 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 5 अक्तूबर 2012 


( संo पटना 535) 


सं0 3ए-2- वे0पु0 - 08 / 12 - 10816 

वित्त विभाग 


संकल्प 

___ 5 अक्तूबर 2012 
विषयः — वेतन समिति की अनुशंसा के पर वेतन पुनरीक्षण से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प सं0 630 , दिनांक 

21 / 01 / 2010 के विरूद्ध बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के माँग पत्र पर विचार करने हेतु उच्चस्तरीय 
असंगति निराकरण समिति के गठन के संबंध में । 

वित्त विभाग के संकल्प सं0 630 वि0 (2 ), दिनांक 21 /01/ 2010 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन 
समिति की अनुशंसा के अनुरूप वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है । 

1. बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन द्वारा यह शिकायत अपने माँग पत्र के द्वारा दी गई है कि वेतन समिति द्वारा कई 
मामलों में केन्द्र के अनुरूप वेतनमान / भत्तों की अनुशंसा नहीं की गई है । 

2. बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन से प्राप्त माँग- पत्र पर विचार करने हेतु उच्चस्तरीय असंगति निराकरण समिति का 
गठन निम्नवत् किया जाता है: 
1 . श्री नवीन कुमार , पूर्व मुख्य सचिव ( से0नि0 ) भा0प्र0से0 

अध्यक्ष 
2 . श्री आमिर सुबहानी , ( भा0प्र0से0) प्रधान सचिव, गृह विभाग 

सदस्य 
3 . श्री राहुल सिंह, ( भा0प्र0से0) परियोजना निदेशक , 

सदस्य 
बिहार शिक्षा परियोजना - सह- सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग । 
3 . समिति के लिए विचार के बिन्दु ( Terms of Reference ) निम्नांकित होंगेः 

( क ) बिहार पुलिस मेन्स एसोशिएशन के माँग-पत्र पर वेतन समिति के विचार के बिन्दु (टर्स ऑफ रेफिरेन्स ) की 
परिधि में उनके द्वारा की गई अनुशंसा तथा उनपर राज्य सरकार के निर्णय में जो त्रुटियाँ/विसंगतियाँ बतायी जायेंगी, उन्हीं पर 
समिति द्वारा विचार किया जायेगा । 

( ख ) समिति के गठित होने की तिथि से पन्द्रह दिन के अंदर प्राप्त होनेवाली आपत्तियों पर ही समिति द्वारा विचार 
किया जाएगा । 

( ग ) अपनी अनुशंसाओं को गठित करने के लिए समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी । 
( घ ) समिति शीघ्रातिशीघ्र और अधिकतम तीन माह की अवधि में अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप देगी । 


बिहार गजट ( असाधारण), 5 अक्तूबर 2012 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति उच्चस्तरीय असंगति निराकरण समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों / राज्यपाल के 

प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ सभी मंत्री एवं राज्यमंत्री के आप्त सचिवों / मंत्रिमंडल सचिवालय / गृह 
विभाग / निबंधक, पटना उच्च न्यायालय / सचिव, बिहार विधानसभा/ सचिव , बिहार विधान परिषद् / महालेखाकर , बिहार, पटना 
को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय । । 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्व- साधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में 
किया जाय । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 535-571+ 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih .nic .in 


